निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 3 अगस्त 2015 


( सं0 पटना 869) 


वित्त विभाग 
- - - - - - - - - 

अधिसूचना 

31 जुलाई 2015 
सं० एम - 4 - 07/ 2015 - 6761/वि० — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड ( 2 ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कोषागार संहिता , 2011 का संशोधन करने 
हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं : 

____ 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ। - (1) यह संहिता बिहार कोषागार ( संशोधन) संहिता , 2015 कही 
जा सकेगी। 

(2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत होगी । 

2. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम - 205 के वर्तमान प्रावधान को उप -नियम ( क ) के रूप में 
संख्यांकित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप -नियम ( ख ) जोड़ा जायेगा: 

“ ( ख ) पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी , जो अपना / अपनी पेंशन खाता का स्थानान्तरण उसी बैंक के एक 
शाखा से दूसरे शाखा ( स्थानीय या अन्यत्रिक ) में कराना चाहते हों , को वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था जिसमें 
स्थानान्तरण आवेदन केवल गृह शाखा में ही ग्रहण किया जाता है, के बदले दोनों शाखाओं में से किसी शाखा 
में अपना आवेदन देने का विकल्प होगा । स्थानान्तरण आवेदन में दोनों शाखा ( नये एवं पुराने शाखा ) की दोनों 
खाता संख्या एवं दोनों शाखाओं की संपर्क विवरणी का उल्लेख करना आवश्यक होगा । आवेदन प्राप्त करने वाली 
शाखा आवेदन को स्कैन करेगी एवं उसे सी०पी०पी०सी० पर रजिस्टर करेगी एवं बिना किसी व्यवधान के मासिक 
पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के संवितरण की निरंतरता का समन्वय करेगी । " 

3. बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम - 215 के वर्तमान प्रावधान को उप -नियम ( क ) के रूप में 
संख्यांकित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप -नियम ( ख ) जोड़ा जायेगा : 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 अगस्त 2015 
“ ( ख ) आधार बायोमिट्रीक अधिप्रमाणन के फलस्वरूप सरकारी अभिकरण द्वारा जारी ऑनलाइन जीवन 
प्रमाण - पत्र भी ( यह दस्तावेज बेवसाइट के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे पृथक रूप से अधिसूचित किया 
जएगा ) पेंशन संवितरण अभिकरण द्वारा , बिना पेंशनभोगी के व्यक्तिगत उपस्थिति के या ऊपर निर्देशित सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र की मांग किए, एक वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा। " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार सिंह , 

सचिव ( व्यय ) । 
The 31st July 2015 
No. M -4 - 07 / 2015 -6761/ F . — In exercise of the powers conferred under clause ( 2 ) of 
Article 283 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the 
following Code to amend the Bihar Treasury code , 2011 : 

__ 1 . Short title and commencement - ( 1 ) This Code may be called The Bihar Treasury 
(Amendment ) Code , 2015 . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( 3 ) It shall comeinto force at once. 

2 . The present provision of Rule , 205 of The Bihar Treasury Code, 2011 shall be 
numbered as sub - section ( a ) and there after the following sub -section ( b ) shall be added : 

" (b ) The pensioner/family pensioner, who is desirous of transferring his /her pension 
account from one Branch to another branch (Whether local or out station ) of the same bank , 
will have the option of putting in his /her request at either of the two Branches instead of the 
present dispensation in which transfer request is entertained only at the home Branch . It will 
be necessary to mention both account numbers of Both Branches ( in the old & new branch ) 
and contact details of both the branches in the Transfer application . The Branch receiving 
the application will scan and register the same to CPPC and will coordinate the continuity of 
disbursement ofmonthly pension / family pension without any break . " 

3 . The present provision of Rule , 215 of The Bihar Treasury Code , 2011 shall be 
numbered as sub - section (a ) and there after the following sub - section (b ) shall be added : 

" (b ) A life certificate issued online by Government Agency as a result of Aadhar 
Bio -metric Authentication will also be accepted as a valid certificate , (this document may be 
accessed through a Website which will be notified separately ) , by the pension Disbursing 
Agency without insisting on personal appearance of the pensioner or demanding life 
certificate issued by the competent authority referred above." 

By order of the Government of Bihar , 

SANJAY KUMAR SINGH , 

Secretary (Expenditure ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 869 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


